रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


. 


..- 


. 
. 


- 


. 


. 


. 


FTr.. 


. 
. 
. 


. 


. 
- 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 


सामग- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 28 , 2016 / श्रावण 6 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 28 , 2016 /SRAVANA 6 , 1938 


सं . 252 ] 
No. 252 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली 8 जुलाई, 2016 


सं आरटी- 23018/ 28/ 2016- टी . — पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दे का समाधान करने के 
लिए एतद्द्वारा मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाता है । श्री जी . एस . बाली, माननीय परिवहन मंत्री , 
हिमाचल प्रदेश सरकार समूह के अध्यक्ष होंगे ; मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे : 

1. श्री श्री चंद्र मोहन पटवारी , माननीय परिवहन मंत्री , असम सरकार; 
2. श्री एच . डी . आर. लाइंगडोह, माननीय परिवहन मंत्री, मेघालय सरकार; 
3. श्री के. एच. रत्न कुमार, माननीय परिवहन मंत्री , मणिपुर सरकार; 
4. श्री जॉन रोतलुआंगलियाना , माननीय परिवहन मंत्री, मिजोरम सरकार; 
5. श्री सी . पी . नामचूम , माननीय परिवहन मंत्री, अरूणाचल प्रदेश सरकार ; 
6. श्री पाइवांग कोनयाक , माननीय परिवहन मंत्री, नागालैंड सरकार ; 
7. श्री मानिक डे, माननीय परिवहन मंत्री, त्रिपुरा सरकार ; 
8. श्री अब्दुल घानी कोहली , माननीय परिवहन मंत्री, जम्मू एवं काश्मीर सरकार ; 

9. श्री हरीश रावत , माननीय परिवहन मंत्री , उत्तराखंड सरकार । 
2. प्रधान सचिव , परिवहन विभाग , हिमाचल प्रदेश सरकार इस समूह के संयोजक होंगे । 
3. अध्यक्ष, मंत्रियों के समूह अन्य राज्यों से मंत्रियों का उनके स्वेच्छानुसार सदस्यों के रूप में चयन करने के 
लिए स्वतंत्र होंगे । मंत्रियों के समूह द्वारा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य राज्य/ एजेंसी के 


3781 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


अधिकारियों से सहायता भी ली जा सकती है । यह , सड़क परिवहन क्षेत्र में सभी संगत मुद्दों पर विभिन्न 
हितधारियों के साथ विचार -विमर्श कर सकता है । 
4. मंत्रियों के समूह का कार्यक्षेत्र (विचारार्थविषय ) इस प्रकार होगा: 

क . पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत नीति 
सुझाया जाना । 
माननीय सड़क परिवहन , राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री को निम्नलिखित पर परामर्श दिया 

जाना : 
___ पर्वतीय क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों एवं सड़क दुर्घटनाओं को 50 % तक 

कम किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोड तैयार करना । 


iv ) 


पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की मल्टी मॉडल आयोजना के लिए संस्थागत सहायता तथा सड़क क्षेत्र 
के लिए कार्यान्वयन और तकनीकी सहायता हेतु परामर्श । 
सड़क संपर्क बेहतर किए जाने के लिए प्राकृतिक बाधाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के 
विरूद्ध पहुंच एवं संचार । 
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; मानव पूंजी का सृजन , मशीनरी में संवर्धन और ऐसा समयबद्ध रूप 
से प्राप्त किए जाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन ईकाइयों के द्वारा प्रक्रिया में सुधार । 
सुनिश्चित किया जाना कि सभी जिला राजमार्ग कंटेनर , अनुकूल हों ; सभी राज्यीय राजधानियों 
और राज्यों में क्षेत्रीय मुख्यालयों को बाईपासों के साथ-साथ 4 लेन का बनाया जाए । उप प्रभागों 
को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए पर्वतीय सड़कों को न्यूनतम इंटरमिडिएट लेन विनिर्देशों का 
बनाया जाना । 


vi) जनता और शासन की सुविधा के लिए आईसीटी सुदृढ़ करना तथा जीआईएस एवं जीपीएस 

डाटाबेस को सक्षम बनाना । 
vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में माल के निर्बाध स्थानानंतरण के लिए नदी पत्तनों और इंटरमॉडल हब के विकास 

के लिए एक पृथक कोष स्थापित करना । 
viii) प्रर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए अन्तर्राज्यीय बसों और माल वाहनों हेतु एक सांझा 

परमिट योजना का सुझाव देना व विकसित करना । 


ix) कोई अन्य मामला जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , समूह द्वारा जांच एवं विचार के 

लिए अनुरोध करने हेतु चयन करे । 
समूह द्वारा एक तिमाही में न्यूनतम एक बार अथवा ऐसे अंतराल जैसा कि निर्णय लिया जाए , पर बैठक 
आयोजित की जाएगी । समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 31. 10. 2016 तक प्रस्तुत की जाएगी । तत्पश्चात् 
रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी पर माननीय केंद्रीय मंत्री , सड़क परिवहन , राजमार्ग एवं पोत परिवहन के साथ परामर्शन से 
समूह द्वारा निर्णय लिया जाएगा । 


अभय दामले , संयुक्त सचिव 


[ TT I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th July , 2016 
No. RT -23018 / 28 / 2016 – T . - Group of Ministers is hereby constituted to address the issue 
of public transportation in hilly areas. Shri G . S . Bali, Hon ble Minister for Transport , Government 
of Himachal Pradesh shall be the Chairman of the Group ; other members of the Group of Ministers 
shall be as given below : 

1. Shri Sri Chandra Mohan Patowary, Hon ble Minister for Transport, Government of Assam ; 
2 . Shri H . D . R . Lyngdoh , Hon ble Minister for Transport , Government of Meghalaya ; 
3 . Shri K . H . Ratan Kumar, Hon ble Minister for Transport, Government of Manipur; 
4 . Shri John Rotluangliana , Hon ble Minister for Transport, Government of Mizoram ; 
5 . Shri C .P Namchoom , Hon ble Minister for Transport, Government of Arunachal Pradesh ; 
6 . Shri Paiwang Konyak , Hon ble Minister for Transport, Government of Nagaland ; 
7 . Shri Manik Dey, Hon ble Minister for Transport , Government of Tripura ; 
8 . Shri Abdul Ghani Kohli Hon ble Minister for Transport, Government of Jammu & Kashmir 
9 . Shri Harish Rawat, Hon ble Minister for Transport, Government of Uttrakhand 


4 . 


The lo 


2 . The Principal Secretary , Department of Transport , Government of Himachal Pradesh will 
be Convenor of the Group . 
3. The Chairman , Group of Ministers will be free to co - opt Ministers from other States as 
Members depending upon their willingness . Group of Ministers can also seek assistance from 
Officers of any other State / agency for getting technical support. It can discuss with the various 
stakeholders in the road transport sector on all relevant issues . 

The terms of reference of the Group of Ministers shall be as under: 
a . to suggest the comprehensive policy to address the public transportation issues in hilly 

areas . 
b . to advise the Hon ble Minister for Road Transport, Highways and Shipping on : 
i. framing a National Road Safety Code with the aim to reduce fatalities and road 

accidents by 50 % in next five years in the hill areas. 
ii . institutional support for multimodal planning of transport and to suggest 

implementation and technical support to the road sector in hill areas. 
iii. access and communication against natural barrier and difficult geographies to 

improve connectivity . 
iv . training and capacity building; Creation of human capital, augmenting machinery 

and process improvement by having Project implementation units to achieve the 
same in a timebound manner. 
ensuring that all district highways to be container compatible ; all State Capitals and 
regional HQs in the states to have 4 lanes as well as Bye - passes. Hill roads to be of 
minimum intermediate lane specifications connecting the subdivisions with district 
headquarters. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


vi. strengthening ICT and enabling GIS and GPS databases for public and governance 

convenience . 
vii. establishing a separate fund for the development of the river ports and intermodal 

hubs in the NER for smooth transhipment of goods . 
viii. suggesting and evolving a common permit scheme for the NER and hill states for 

interstate buses and goods vehicles . 
ix . Any other matter that the Ministry of Road Transport & Highways may choose to 

request the Group to examine and consider . 
The Group will meet at least once in a quarter or at such frequency as it may decide . The 
Group shall submit its first report by 31. 10 .2016 . The frequency of subsequent reports may be 
decided by the Group in consultation with the Hon ble Union Minister for Road Transport, 
Highways and Shipping. 

ABHAY DAMLE , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


